निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 558 ) 


21 वैशाख 1937 ( श0 ) 
पटना , सोमवार , 11 मई 2015 


पंचायती राज विभाग 


अधिसूचनाएं 

5 मई 2015 
सं0 8प / वि - 5 - 133 / 2014 / 2515 — बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन , सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य ) नियमावली, 
2014 के नियम 8(1 ) के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव के "नियत मानदेय की राशि ₹6,000 .00 ( छह हजार रुपये ) 
मात्र प्रतिमाह नियत की जाती है । मानदेय की यह दर वित्तीय वर्ष 2015 - 16 से प्रभावी होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 

सरकार के प्रधान सचिव । 
The 5th May 2015 
No . 8Pa/Vi- 5 - 133 /2014 /2515 — As per Sub -rule ( 1 ) of Rule 8 of Bihar Gram 
Kutchahari Secretary ( Appointment , Service Conditions & Duties ) Rules , 2014 , Gram 
Kutchahari Sachiv will be paid a fixed honorarium( contract amount ) of ₹6, 000 /- ( Rupees 
Six Thousand only) per month . This fixed honorarium (contract amount) will be effective 
from the financial year 2015 - 16 . 

By order of the Governor of Bihar, 

Sd /- Illegible, 
Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 558 -571 +500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


